निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 अग्रहायण 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1181) पटना , बुधवार , 13 दिसम्बर 2017 


सं० जी / विविध - 20 - 06 / 2014 - 10361 

गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


संकल्प 

4 दिसम्बर 2017 
विषय : - केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गृह मंत्रालय , भारत सरकार के द्रुत कार्य बल ( Rapid Action Force) के 

वाहिनी सृजन हेतु निःशुल्क 50 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के निर्णय तथा तत्काल 
वैशाली जिले के ग्राम - तालगरहा, थाना सं0 - 202, प्रगना - विसारा, थाना / अंचल - राजापाकर में गृह विभाग , 
बिहार सरकार के लिए अधिग्रहित 51. 74 ; एकड़ भूमि में से अर्जित 28. 99 एकड़ भूमि को उपलब्ध 
कराने के संबंध में । 

साम्प्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने हेतु राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए केन्द्रीय पुलिस बलों को 
मूल्य देकर भूमि देने की नीति के अपवाद के रूप में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गृह मंत्रालय, भारत 
सरकार को द्रुत कार्य बल ( RAF) की वाहिनी की स्थापना के लिए निःशुल्क 50 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय 
लिया गया है । 

2. राज्य सरकार द्वारा लिए गए उक्त निर्णय के क्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार की 
अधिघोषणा सं0 - 1140 / रा0 दिनांक 24.04. 2013 द्वारा वैशाली जिले के ग्राम - तालगरहा, थाना सं0 - 202, प्रगना -विसारा, 
थाना / अंचल - राजापाकर में विशेष कार्य बल ( STF) के आवासीय निर्माण हेतु अधिग्रहित 51. 74 - एकड़ भूमि में से 
वर्तमान में गृह विभाग के अधिपत्य में स्थित संलग्न अनुसूची ( परिशिष्ट - क) में वर्णित 28. 99 - एकड़ भूमि को गृह 
विभाग, बिहार सरकार के स्वामित्व में रखते हुए वैशाली जिले के ग्राम - तेलगरहा, थाना सं0 - 202 , प्रगना -विसारा 
अंचल - राजापाकड़ में स्थित गृह विभाग की “विशेष कार्य बल के आवासीय भवन निर्माण " हेतु अधिग्रहित एवं अर्जित 
28. 992 एकड़ भूमि को गृह विभाग, बिहार सरकार के स्वामित्व में रखते हुए द्रुत कार्य बल ( RAF ) की वाहिनी 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 13 दिसम्बर 2017 


मुख्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , गृह मंत्रालय , भारत सरकार को वाहिनी सृजन एवं प्रयोग के लिए 
उपलब्ध कराया जाता है । 

1. राज्य सरकार द्वारा निर्णित कुल 50 एकड़ भूमि में से शेष भूमि अधिग्रहण करने के उपरान्त केन्द्रीय रिजर्व 
पुलिस बल को उपलब्ध करायी जाएगी । 

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को यह भूमि निम्न शर्तों के अधीन उपलब्ध करायी जाएगी : 
( क ) कुल 50 एकड़ हस्तांतरित भूमि का स्वामित्व गृह विभाग, बिहार सरकार के पास रहेगा । 

द्रुत कार्य बल ( RAF) उक्त भूमि का उपयोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर सकेंगे तथा 
भूमि पर आवश्यकतानुरुप संरचनात्मक निर्माण कार्य केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा अपने स्रोत 
से कराया जाएगा । 
भविष्य में , यदि द्रुत कार्य बल ( RAF) उक्त स्थान से कही अन्यत्र स्थानांतरित होता है, तब 
राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि तथा भूमि पर निर्मित संरचनाएँ ( भवन आदि ) गृह 

विभाग , बिहार सरकार के उपयोग हेतु यथावत हस्तगत करा दी जाएंगी । 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ 

प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी विभागों / सभी विभागाध्यक्षों / सभी प्रमंडलीय आयुक्तों / सभी 
जिला पदाधिकारियों / सभी जिला पुलिस अधीक्षकों / पुलिस महानिदेशक , बिहार, पटना / पुलिस 
महानिरीक्षक , विशेष कार्य बल (STF) शाखा, बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस 
बल, बिहार सेक्टर, दीघा आशियाना रोड, पटना / महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय , 
नई दिल्ली एवं संयुक्त सचिव ( पी0एस0 II), गृह मंत्रालय , भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं 
आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी , 

सरकार के प्रधान सचिव । 
अनुसूची 

( परिशिष्ट - क ) 
ग्राम - तेलगरहा, थाना सं0 - 202 , प्रगना - विसारा , थाना / अंचल - राजापाकर, जिला - वैशाली में गृह विभाग द्वारा 
अधिग्रहित 51. 74 - एकड़ भूमि में से द्रुत कार्य बल ( RAF) के वाहिनी सृजन हेतु केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल गृह 
मंत्रालय, भारत सरकार को तत्काल उपलब्ध कराई जाने वाली अर्जित 28.99 - एकड़ भूमि का खेसरा विवरण : 

606 अंश , 604 अंश, 607 पूर्ण , 608 पूर्ण, 603 अंश , 602 अंश , 609 पूर्ण , 610 पूर्ण, 768 पूर्ण, 767 पूर्ण, 611 
पूर्ण, 601 अंश, 600 अंश , 599 अंश, 612 अंश, 612 अंश , 613 अंश, 766 पूर्ण, 614 अंश, 615 अंश, 637 अंश, 638 पूर्ण, 
639 पूर्ण , 640 पूर्ण, 641 अंश, 671 अंश , 672 अंश, 673 पूर्ण, 674 पूर्ण , 675 अंश , 675 अंश, 764 पूर्ण, 764 / 884 पूर्ण , 
765 पूर्ण, 763 पूर्ण, 762 अंश, 762 अंश, 762 अंश, 761 पूर्ण, 760 अंश, 760 अंश, 759 पूर्ण, 772 अंश, 772 अंश, 771 
पूर्ण , 770 पूर्ण , 769 अंश, 769 अंश, 776 पूर्ण, 775 पूर्ण , 773 पूर्ण , 774 पूर्ण, 779 अंश , 779 अंश, 789 अंश , 789 अंश , 
790 अंश, 790 अंश, 790 अंश, 790 अंश, 791 अंश, 791 अंश, 791 अंश, 792 पूर्ण, 778 पूर्ण , 820 पूर्ण, 821 पूर्ण, 756 
अंश , 756 अंश , 757 पूर्ण, 758 पूर्ण , 751 पूर्ण , 752 पूर्ण, 753 पूर्ण , 754 पूर्ण , 755 अंश , 755 अंश, 822 अंश, 825 पूर्ण , 
824 अंश, 824 अंश । 

भूखण्ड का नक्शा जिला समाहर्ता, वैशाली के कार्यालय में उपलब्ध है । 


__ अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1181 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


